शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013 - 2015 . ” 


44 


छत्तीसरा 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी . 2- 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई , दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 454 ] 


रायपुर, बुधवार , दिनांक 24 जुलाई 2019 - श्रावण 2, शक 1941 


आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 
अटल नगर, दिनांक 23 जुलाई 2019 

अधिसूचना 
क्रमांक एफ - 20 -2 /2019 / 25 - 2. _ छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् नियम, 2006 के 
उप नियम 3 एवं 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के लिए इस 
विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 - 06 - 2014 एवं 02 - 12 - 2016 द्वारा छत्तीसगढ़ 
जनजाति सलाहकार परिषद् का गठन किया गया था । उक्त अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए 
राज्य शासन , एतद् द्वारा, निम्नानुसार छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् का गठन करता 


अध्यक्ष 


1. मान.मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन 
2. मान. डॉ .प्रेमसाय सिंह टेकाम, मंत्री, आ . जा . तथा अनु. जा . वि .विभाग 


उपाध्यक्ष 


3 . मान. श्री रामपुकार सिंह, विधायक , पत्थलगांव 


उपाध्यक्ष 


4. मान. श्री अमरजीत भगत, मंत्री, खाद्य ,नाग. आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण 

विभाग , योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी , संस्कृति विभाग 


सदस्य 


5. मान. श्री लखेश्वर बघेल, विधायक , बस्तर 


सदस्य 


6. मान. श्री बृहस्पति सिंह , विधायक , रामानुजगंज 


सदस्य 


- - 


907 


908 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2019 


सदस्य 


7. मान. श्री गुलाब कमरो, विधायक , भरतपुर - सोनहत 
8 . मान. श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव , विधायक , नगरी सिहावा 


सदस्य 


9 . मान. श्री दीपक बैज, सांसद, बस्तर 


सदस्य 


सदस्य 


10. मान. श्री मोहन मरकाम, विधायक, कोण्डागांव 
11 . मान. श्री चिंतामणी महाराज , विधायक, सामरी 


सदस्य 


12 . मान. श्री मनोज मण्डावी , विधायक , भानुप्रतापपुर 


सदस्य 


सदस्य 


__ 13 . मान. श्री विनय भगत, विधायक, जशपुर 

14 . मान. श्री चक्रधर सिंह, विधायक , लैलूंगा 
15. मान. श्री शिशुपाल शोरी , विधायक , कांकेर 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


16 . मान. श्री अनूप नाग , विधायक , अंतागढ़ 
17. मान. श्री इंद्रशाह मण्डावी , विधायक, मोहला - मानपुर 
18 . मान. श्री बोधराम कंवर, पूर्व विधायक , कटघोरा 
19. मान.श्रीमती देवती कर्मा, पूर्व विधायक , दंतेवाड़ा 


सदस्य 


सदस्य 


20 . सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 

सदस्य - सचिव 
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग 
2 - विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से मनोनीत सदस्य उस समय तक 
परिषद् के सदस्य रहेंगे जब तक कि वे विधान सभा के सदस्य रहेंगे । अन्य सदस्य परिषद् में 
उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक परिषद् के सदस्य रहेंगे । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

डी . डी . कुंजाम , संयुक्त सचिव . 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


